" 


-- 


. 


.- 
".- 


E 


रजिस्ट्री सं डी० एल० -33004/99 


2 - 33004 / 99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


* 


. 


. 


. 


.. . 


म 


- 


सत्यमेव जयते 


-.. 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 
- 
- 
- 
- 
- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART IG _ Section 3– Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 427 ] 
No. 427 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 31 , 2008 / चैत्र 11 , 1930 
NEW DELHI, MONDAY , MARCH 31, 2008 /CHAITRA 11 , 1930 


- 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008 


_ 
_ 
_ 
- 
- 
- 
- 


का . आ . 787 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , 
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ . 465 ( अ ) , जो तारीख 29 मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3 , उप - खण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के पुणे -नासिक 
सड़क के ज्यामिति सुधार के साथ - साथ 127 / 900, 129/100 और 137/ 130 कि . मी. में छोटे पुलों के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के साथ 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3 ) के अधीन 14 अगस्त , 2007 के महाराष्ट्र हेराल्ड 
( अंग्रेजी दैनिक ) और 14 अगस्त , 2007 के सायम आनंद ( मराठी दैनिक ) में प्रकाशित किया गया था ; 


और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन पर विचार कर लिया गया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना 
चाहिए ; 

और , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो 
जाएगी । 


1212 GI/ 2008 


- 
-:- 
- 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3 (ii )] 


. 
. 
. 
- 
. 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के किमी, 127 / 900 , 129 / 100 और 137 / 130 कि . मी. तक 
( ... ... खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम जिले का तालुका का गांव का सर्वे. सं . भूमि का भूमि का भूमि का भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों 
संख्या नाम नाम नामजीसं. प्रकार निजी/ स्वरूप क्षेत्रफल के नाम 

सरकारी 

हेक्टेयर में 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 
1 . अहमदनगर संगमनेर गभानवाड़ी 192 भाग निजी सिंचित 0.13 रामनाथ शंकर राहाणेव अन्य 
2 . अहमदनगर संगमनेर गमानवाड़ी 192 भाग निजी सिंचित 0.14 विठोबा किसन राहाणे 
3 . अहमदनगर संगमनेर गभानवाड़ी 154 भाग निजी सिंचित 0. 26 पंढरीनाथ विष्णु सरोदे 
अहमदनगर संगमनेर गभानवाड़ी 76 भाग निजी सिंचित 0 .14 रखमा भागा मेंगाल व गेणु भागा 

मेंगाल 
5 . अहमदनगर संगमनेर गभानवाड़ी भाग सरकारी असिंचित 0. 88 


उपजोड़ 


1. 55 


6. 


अहमदनगर 


संगमनेर संगमनेर केडी 50 


भाग निजी सिंचित 


0.05 


प्रभाकर रामकिशन शिंदे व राधा 
किशन रामकिशन शिंदे 


उपजोड़ 


0. 05 


- 


- - 


- - - 


0. 37 


7. 
8 . 
9. 


0 . 05 
0. 07 


अहमदनगर 
अहमदनगर 
अहमदनगर 
अहमदनगर 
अहमदनगर 
अहमदनगर 


0. 11 


संगमनेर रायतवाड़ी 46 भाग सरकारी असिंचित 
संगमनेर रायतवाड़ी 45 /1 भाग निजी सिंचित 
संगमनेर रायतवाड़ी 45/ 1 भाग निजी सिंचित 
संगमनेर रायतवाड़ी 45/1 भाग निजी 

सिंचित 
संगमनेर रायतवाड़ी 45 भाग निजी सिंचित 
संगमनेर रायतवाड़ी 45 भाग निजी सिंचित 

उपजोड़ 
कुल क्षेत्रफल 


माधव नारायण ढोमसे 
अशोक नारायण ढोमसे 
तान्हाजी कुंडलिक ढोमसे 
माधव नारायण ढोमसे 
तान्हाजी कुंडलिक ढोमसे 


0 .08 


0.04 


0 .72 
2.32 


[ फा . सं . एन . एच.- 6/12014/307/2004 - एमएएच ] 

प्रभाकर, उप सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th March , 2008 
. S. 0 . 787( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road 
Transport and Highways , Department of Road Transport and Highways, number S . O .465 ( E ), dated the 29th March , 
2007 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part ll , Section 3, Sub -section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) 
of Section 3A of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
construction ofMinor bridges at Km . 127 /900 , 129 / 100 , 137 / 130 along with geometric improvement of Pune Nashik Road 
National Highway Number 50, in the District of Ahmednagar , in the State of Maharashtra; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Maharashtra Herald ( English 
Daily ) " dated the 14th August , 2007 , “ Sayan Anand ( Marathi Daily) " dated the 14th August , 2007 under sub - section 
( 3 ) of Section 3A of the said Act ; 


[ 4T II – UNG 3 ( 1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 
. Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of Section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired ,with or without structure, falling within the stretch of land 

at Km 127 /900 , 129 /100 , 137/ 130 on the National Highway No. 50 in the State ofMaharashtra 


Sl. Nameof 
No. District 


Nameof 
Taluka 


Name of 
Village 


Area 
of 


Name of the land owner / 
Interested persons 


Land 


Sr. No./ Type of Nature 
G . No . land of land 

Private/Govt. 
5 6 7 
192 Part Private Irrigated 


1 2 

3 4 
1. Ahmednagar Sangamner Gabhanwadi 


8 
0. 13 


2 . Ahmednagar Sangamner Gabhanwadi 
3. Ahmednagar Sangamer Gabhanwadi 


192 
54 


Part 
Part 


Private 
Private 


Irrigated 
Irrigated 


0 . 14 
0. 26 


Ramnath Shankar 
Rahane & other 
Vithoba Kisan Rahane 
Pandharinath Vishnu 
Sarode 
Rakhama BhagaMengal 
& Genu Bhaga Mengal 


4 . Ahmednagar Sangamner Gabhanwadi 


76 


Part 


Private 


Irrigated 


0. 14 


5 . Ahmednagar Sangamer Gabhanwadi 


- 


- 


Govt. 


Unirrigated 


0.88 


Sub - Total 


1. 55 


50 


Part 


Private 


Irrigated 


0.05 


6 Ahmednagar Sangamner Sangamner 

Kd. : 


Prabhakar Ramkrishna 
Shinde and Radakisan 
Ramkrishna Shinde 


Sub - Total 


0 . 05 


7. Ahmednagar Sangamner Rayatewadi 
8 . Ahmednagar Sangamner Rayatewadi 


46 Part 
45/ 1 Part 


Govt. 
Private 


Unirrigated 

Irrigated 


0.37 
0.05 


9. Ahmednagar Sangamner Rayatewadi 
10 . Ahmednagar Sangamner Rayatewadi 
11 . Ahmednagar Sangamner Rayatewadi 


45 / 1 Part 
45 /1 Part 
45 Part 


Private 
Private 
Private 


Irrigated 
Irrigated 
Irrigated 


0.07 
0 . 11 
0.08 


Madhav Narayan 
Dhomse 
Ashok Narayan Dhomse 
Tanhaji Kundlik Dhomse 
Madhav Narayan 
Dhomse 
Tanhaji Kundlik Dhomse 


12 . Ahinednagar Sangamner Rayatewadi 


45 


Part 


Private 


Irrigated 


0.04 


Sub - Total 


0.72 


ma 


Total-Area 


2 . 32 


F . No .NH - 6 / 12014/307 /2004 -MAH ] 

PRABHAKAR , Dy . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


